निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 844 ) 


18 आश्विन 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 10 अक्तूबर 2014 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् 


विद्यापति मार्ग, पटना - 800001 


- 


- 


- 


- - 


अधिसूचना 

10 जुलाई 2014 
सं0 439 — श्री महावीर स्थान न्यास समिति, पटना द्वारा श्री महावीर मन्दिर की नियमावली में प्रस्तावित 
किंचित संशोधन का प्रस्ताव बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की बैठक दिनांक 18. 12.2013 में विचारार्थ प्रस्तुत किया 
गया । विस्तृत विचार - विमर्शोपरान्त श्री महावीर मन्दिर, पटना के नियमावली में प्रस्तावित संशोधन को सर्वसम्मति से 
स्वीकृत किया गया । संशोधन के पश्चात् संबंधित अंश निम्नलिखित रूप से पढ़ा जायेगा : 

नियमावली की प्रस्तावना का प्रारम्भ इस प्रकार होगा : 

" चूंकि मिस0 अपील सं0 - 428 / 1956 में पटना उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि वर्ष 1938 में जन 
समुदाय ने महावीर मन्दिर के लिए एक न्यास समिति का गठन किया था और उस न्यास समिति एवं बिहार राज्य 
धार्मिक न्यास पर्षद के बीच उक्त मिस0 अपील नं0 – 428 / 1956 में एक समझौता हुआ था , जिस पर पटना उच्च 
न्यायालय ने दिनांक - 21.01 .1958 को इस समाधान का अनुमोदन किया था और ... 
( 2) कंडिका -14 की उप कंडिका ( त) का संशोधित रूप निम्नलिखित होगा : 

"( त) मन्दिर एवं अन्य संस्थाओं के निर्माण एवं विकास हेतु भूमि - अर्जन , भवन निर्माण एवं अन्य आवश्यक 


ब्यय । " 


(3 ) 


कंडिका - 14 के अन्त में एक नई कंडिका " ब " जोड़ी जायेगी जो इस प्रकार होगी : 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 अक्तूबर 2014 
"(ब) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास समिति कोई भी ऐसा कार्य करेगी जो मन्दिर या महावीर जी 
से किसी प्रकार जुड़ा हुआ हो और देश में व्याप्त कानून के प्रतिकूल नहीं हो ।" 

आदेश से, 


किशोर कुणाल, 


अध्यक्ष । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 844 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


